रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33002/ 99 


REGISTEREDNo. D. L . - 33002/ 99 


- 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


MA 
MA 


S 


MAR 


दिल्ली । राजपान 


सत्यमवजयत 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं . 35] 
No. 35 ] 


दिल्ली , मंगलवार , फरवरी 26 , 2013 / फाल्गुन 7 , 1934 
DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 26 , 2013/PHALGUNA 7 , 1934 


[ रा. रा . रा. क्षे. दि . सं. 281 

IN. C. T . D . No. 281 


भाग - IV 

PART — IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


शिक्षा निदेशालय 


अधिसूचना 

दिल्ली, 26 फरवरी, 2013 
- सं. फा . 15 ( 172) / डी.ई ./ अधि ./ 2010 / 7099 - 7113. - दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियमावली, 1973 के 
नियम 43 के साथ पठित दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम 1973 (1973 का 18वां) की धारा 3 की . 
उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा 
अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिनांक 7 . 
01. 2011 की अधिसूचना संख्या एफ .15 ( 172 ) / डी .ई. / अधि . / 2010 / 69 के अनुसार प्रकाशित दिल्ली 
स्कूल शिक्षा ( आर्थिक रूप से कमजोर तथा लाभहीन वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क सीटें ) 
आदेश 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात् : 


___ 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ 

(1) इस आदेश को दिल्ली स्कूल शिक्षा ( आर्थिक रूप से कमजोर तथा लाभहीन वर्ग के 
विद्यार्थियों के लिए नि : शुल्क सीटें ) संशोधन आदेश, 2013 कहा जायेगा । 


- 


( 2 ) यह तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा । 
2. खण्ड 3 के उपखण्ड ( क ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जाए , . 

अर्थात् : - - 


( क ) “ सभी विधालय कक्षा प्रथम में निकटवर्ती क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमज़ोर तथा लाभहीन 
. वर्ग से सम्बधित बच्चों को उस कक्षा की संख्या बल का कम से कम 25 प्रतिशत तक 
प्रवेश देंगे तथा उनकी प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान 

करेंगे । 
795 DG/ 2013 


- 


ma 


Rampaipar 


a 


- 


- 


- 


- 


- 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 

[Part IV 
शर्त यह है कि जहां ऐसे विघालय, जो विघालय पूर्व शिक्षा देते हैं , वहां ऐसी विधालय पूर्व 
शिक्षा के प्रवेश के लिए उपबंध लागू हो : दिनांक 25 . 01 .2007 के आदेश संख्या 
डीई / 15 / अधि0 / 2006 / 424 के अधिक्रमण में कुछ भी रहते हुए विघालय ( अल्पसंख्यक 
विघालय सहित ) जिन्हें सरकार द्वारा भूमि आबंटित की गई थी और प्रवेश स्तर से ऊपर 
स्तर की अन्य श्रेणियों में किये गए सभी नए प्रवेशों में डब्लयूपीसी सं . 3422 / 2007 में 
माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 30 / 5 / 2007 के अन्तरिम आदेश तथा इससे सम्बधित 
याचिकाओं के क्रियान्यवन होने तक या इन याचिकाओं के अन्तिम निर्णय आने तक 
निकटवर्ती क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमज़ोर तथा लाभहीन वर्ग के बच्चों को 10 प्रतिशत 
तक प्रवेश और विघालय के कर्मचारियों के बच्चों के लिए 5 प्रतिशत तक प्रवेश भी दिया । 
जाएगा । 
शर्त यह है कि 15 प्रतिशत का उक्त प्रावधान उन अल्पसंख्यक विघालय के प्रवेश स्तर पर 
लागू होंगे , जिनको सरकारी अभिकरण द्वारा भूमि आंबटित की गई थी । . 


- 


( 3) खण्ड 3 ( क ) के पश्चात् एक नया खण्ड 3( कक ) भी सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: 


. 


" 3 ( कक ) निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के उपबंधों में 25 प्रतिशत निःशुल्क सीटों. . 
के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त विघार्थियों को वर्दी और पुस्तकों पर होने वाले खर्च के लिए 
सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के समान ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी । वित्तीय 
सहायता की प्रतिपूर्ति शिक्षा विभाग करेगा और इसका विवरण स्कूल के प्रधान के माध्यम 

से होगा ।" 
( 4 ) खण्ड 6 के उपखण्ड ( ग ) में प्रविष्टि (iv ) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि सन्निविष्ट की 
. . जाएगी, अर्थात : 


. 


.. "( v ) बच्चे / किसी माता -पिता का आधार पत्र / विशिष्ट पहचान पत्र ( यू . आई. डी) । " . 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 

डॉ . मधु रानी तेवतिया , अतिरिक्त सचिव (शिक्षा ) 
DIRECTORATE OF EDUCATION 

NOTIFICATION 

Delhi, the 26th February , 2013 
No . F . 15 ( 172 )/DE /Act/ 2010 /7099 -7113 . - In " exercise of the powers 
. .. conferred by sub -section ( 1 ) of section 3 of the Delhi School Education 

Act , 1973 ( 18 of 1973) read with rule 43 of the Delhi School- Education 
Rules , 1973 and under the provisions of Right of Children to Free and 
Compulsory Education Act , 2009 , the Lt . Governor of the National 
Capital Territory of Delhi hereby makes the following Order to amend 
the Delhi School Education (Free Seats for students belonging to 
Economically Weaker Sections and Disadvantaged Group ) Order , 2011 
published vide Notification No . 15( 172 ) / DE/ Act / 2010/ 69 dated 
07.01. 2011as following , namely : 


and under the propo. the Lt. Governing Order to a 


____ 1 . Short title and commencement - ( i) This Order may be called the 

Delhi School Education (Free . 
Seats for students belonging to 


. 


Part IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


Economically Weaker Sections 
and Disadvantaged Group ) 
Amendment Order, 2013 . . 


(ii) It shall come into force with 

immediate effect. 


2 . In Clause 3 . for sub - clause ( a ) , the following clauses shall be 
substituted , namely : - . 


( a ) " All schools shall admit children in class one to the extent of at least 
twenty - five percent of the strength of that class, children belonging to 
weaker sections and disadvantaged groups in neighborhood and 
provide free and compulsory elementary education till its completion . 
Provided that where such school imparts pre - school education , the 
provisions shall apply for admission to such pre - school education : 
Notwithstanding supersession of order no . F .DE/ 15 / ACT /2006 /424 
dated 25 .01. 2007 the school.( including minority ) which were allotted 
land by the government shall also admit children from economically 
weaker section in neighborhood to the extent of ten percent and five 
percent for the wards of the employee of the school in all fresh 
admissions made in other classes above the entry level till the 
operation of the interim order dated 30 .05 .2007 of the Hon ble Delhi 
High Court in WPC No . 3422 /2007 and the connected petitions or till 
the final outcome of these petitions. 


Provided that the above provisions of 15 % admission shall also be : 
applicable at entry level for minority schools which were allotted land 
by the government agency . " 


3 . After clause 3. ( a ) a new clause (aa ) shall be inserted , namely : 


.. " 3 ( aa ) The students admitted against twenty five percent free 

seats under the provisions of Free and Compulsory Elementary 
Education shall get financial assistance at par with students of 
Government School, for expenditure on account of uniform and 
books. The financial assistance shall be reimbursed by 
education Department and disbursed through the Head of the 

School. " 
4 . In Clause 6 in sub clause ( c ) following entry , after entry ( iv ) shall be 

inserted, namely : 


. . 


. . " ( v ) Aadhhar Card /- unique- identification card (UID ) of child / any 
of the Parent. " 

By Order and in the Name of the Lt. Governor 

of the National Capital Territory ofDelhi, 
Dr. MADHU RANI TEOTIA , Addl. Secy.( Education ) 


. 


Olio 


- 


PARTIV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 

वित्त ( राजस्व - I ) विभाग 


अधिसूचनाएं 

दिल्ली, 26 फरवरी , 2013 
सं. फा . 3(14)/ वित्त / राजस्व -I/ 2012 -13 / डीएस - VI / 175. दिल्ली मूल्य सर्वर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 
अधिनियम के साथ पठित दिल्ली मूल्य सर्वर्धित कर अधिनियम 2004 ( 2005 का दिल्ली अधिनियम 3 ) की धारा 66 की 
उपधारा ( 2 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप - राज्यपाल, मूल्य 
सर्धित कर आयुक्त , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए 
निम्नलिखित अधिकारियों को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं ; अर्थातः 


- 


। कार्यभार की तिथि 


पदनाम 


- 


- 


कम सं० अधिकारी का नाम 

श्री / श्रीमती / कु0 
| 1 सुनीता 

देबासीस बिस्वाल 
दलीप सिंह वर्मा 
सुरेश कुमार शर्मा 
जय भगवान सिंह 
विकास तोमर 


- 


- 


- 


09 . 01 . 2013 
09. 01. 2013 
11 . 01 . 2013 
11 .01. 2013 
04. 01. 2013 
14. 01 . 2013 


मूल्य संम्वर्धित कर अधिकारी 
मूल्य संम्वर्धित कर अधिकारी 
मूल्य संम्वर्धित कर अधिकारी 
मूल्य संम्वर्धित कर अधिकारी 
मूल्य संम्वर्धित कर अधिकारी 
मूल्य संम्वर्धित कर अधिकारी 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


FINANCE (REVENUE -I) DEPARTMENT 

NOTIFICATIONS 

___ Delhi, the 26th February, 2013 
F . No. 3 (14 )/Fin . (Rev .- 1)/2012 - 13 /DS - VI/175 . — In exercise of the powers conferred by clause (a ) 
of sub - section ( 2 ) of section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 ( Delhi Act 3 of 2005 ) , read with 
rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005 , the Lt. Governor of the National Capital Territory of 
Delhi is pleased to appoint the following officers, with effect from the date of assumption of charge to 
assist the Commissioner of Value Added Tax , Government of National Capital Territory of Delhi, in the 
administration of the said Act, namely : 


S. No. 


Appointed as 


Date of physical 
joining in DT and T 

09 . 01 . 2013 


Pa 


Value Added Tax Officer 


09 .01. 2013 


- 


Name of the Officer 

Sh. / Smt ./ Ms. 
Sunita 
Debasis Biswal 
Dalip Singh Verma 
Suresh Kumar Sharma 
Jai Bhagwan Singh 
Vikas Tomar . . 


Value Added Tax Officer 
Value Added Tax Officer 


11 . 01 . 2013 


- 


11 . 01 . 2013 


Value Added Tax Officer 


- 


- 


04. 01. 2013 


Value Added Tax Officer 


14. 01 . 2013 


Value Added Tax Officer 


- 


- 


PARTIV ] 

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 
सं. फा . 3(14)/ वित्त ( क. एवं स्था . )/ 2009 - 10 / डीएस - VI / 176. — दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 
• अधिनियम के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2004 ( 2005 का दिल्ली अधिनियम 3 ) की धारा 66 की उप- धारा ( 2 ) के खंड 
( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के उपराज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, 
दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं ; 
अर्थात् : 


कार्यभार की तिथि 


पदनाम 


क्रम सं . अधिकारी का नाम 

श्री / श्रीमति/ कु . 
1. नरेश चन्द्र ध्यानी 
2 . मोहिन्दर सिंह 


13 - 12 - 2012 
01 - 01 - 2013 


. 


मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक 
मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से, तथा उनके नाम पर , 
रविन्द्र कुमार , उप - सचिव - VI ( वित्त ) 


.... 


...-..- 


BARMEDIA 


No. F . 3 (14 )/ Fin . ( T & E ) /2009 - 10 /DS - VI/176. - - In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub - section ( 2 ) 
of Section 66 of the Delhi Value Added Tax Act , 2004 (Delhi Act 3 of 2005) , read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax 
Rules , 2005 , the Lt.Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to apppoint the following officers , with 
effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax , Government of National 
Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act , namely : 


- 


- 


S .No. Name of the Officer 

Sh . /Smt. /Ms. 


Date ofPhysical 
joining in DT and T 


Appointed as 


- 


- 


- 


- 


- 


Naresh Chander Dhyani 
Mohinder Singh 


13- 12- 2012 
01 -01 -2013 


2. 


- 


Value Added Tax Inspector 

Value Added Tax Inspector 
By Order and in the Name of the Lt. Governor 

of the National Capital Territory ofDelhi, 
RAVINDER KUMAR , Dy. Secy .- VI (Finance ) 


सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग 
[ कार्यालय प्रधान सचिव (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण ] 

अधिसूचना 

दिल्ली, 26 फरवरी, 2013 
सं . फा . 3 / 30 / 2008 / खंड - 1 / सा. प्र . वि .( फ्लड) / सिं . एवं बा . नि . / 86 - 93. - गृह मंत्रालय , भारत सरकार 
की दिनांक 24 सितम्बर , 1968 की अधिसूचना सं०फा0 24 / 78 / 68 - डीएच ( एस ) के साथ पठित संविधान के 
अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिल्ली राजपत्र भाग - चार में दिनांक 24- 3 
2006 की अधिसूचना सं0 03( 30 ) / 3 / 2004- बाढ( 886) के अनुसार अधिसूचित सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रक 
विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में कार्यपालक अभियंता ( सिविल )/निर्माण सर्वेक्षक ( सिविल ) के पद 
के भर्ती नियमों के अधिक्रमण में , ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या हटाई जाने वाली संदेहास्पद बातों को छोडकर , 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात् सिंचाई एवं बाढ़ 
नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में कार्यपालक अभियन्ता (सिविल )/निर्माण सर्वेक्षक 
(सिविल ) के पद के भर्तीनियमों को निम्न प्रकार बनाते है , अर्थात् : 


1 . 


LATEAM 


संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ : - ( 1 ) इन नियमों को सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रक विभाग में कार्यपालक अभियंता 
(सिविल ) /निर्माण सर्वेक्षक (सिविल ) भर्तीनियमावली, 2012 कहा जाये । 
( 2 ) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे। 


745DG13 - 2--- 


- 


pm 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


| PART IV . 


- 


- 


पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान :- उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न .. 
वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) से ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे। 


भर्ती पद्धति , आयु सीमा , योग्यता इत्यादि : - उक्त पद की भर्ती पद्धति , आयु सीमा, योग्यता तथा उससे 
संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम ( 5 ) से ( 13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे । 


4. अयोग्यता :- कोई भी व्यक्ति 

जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति / पत्नी है ; या 
जिसने जीवित पत्नी / पति के रहते हुएकिसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है , 
वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा : 

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू 
व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम 
के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है। 
5 . छूट प्रदान करने की शक्ति :- जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश 
द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के 
उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है। 


6 . बचाव :- इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में सरकार द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों के अनुसार 
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण , आयु सीमा 
में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी। 


सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली सरकार में कार्यपालक अभियंता ( सिविल ) /निर्माण कार्य सर्वेक्षक 

( सिविल ) के पद के भर्तीनियम 


- 


पदनाम 


अनुसूची 
कार्यपालक अभियंता (सिविल )/निर्माण काय सर्वेक्षक 
(सिविल ) 


- 


- 


2 


पदों की संख्या 


24( 2012) * 
* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर । 


- 


- 


- 


- 


- 


सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह क राजपत्रित 


3 वर्गीकरण 
4 | पे-बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान 


- 


- 


- 


- 


- 


पीबी - 3 
15600 - 39100 / - रुपये 
( ग्रेड पे 6600 / -रुपये ) 


5 | क्या चयन पद है या गैर चयन पद 


चयन 


- 


16 | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 


40 वर्ष से अधिक नहीं 
टीप - 1 . केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के 
अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक 
शिथिलनीय 


टीप - २ . आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख 
वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र 
प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी ( लेकिन यह असम , 
मेघालय , अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम , मणिपुर , नागालैंड , 


- 


- 


- 


PARTIVT 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


- 


- 


- 


त्रिपुरा , सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब 
डिवीजन , हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा 
चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमाननिकोबार द्वीप 
समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम 
तारीख नहीं है ) 


7 । । 

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक : | अनिवार्यः 
तथा अन्य योग्यताएँ 

1 - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सिविल 

इंजीनियरिंग या बी . ई .( सिविल ) या बी . एस. सी 
इंजीनियरिंग ( सिविल ) या ए . एम . आई.ई . ( सिविल ) से 
डिग्री 


2 - सिविल इंजीनियरी के क्षेत्र में तथा सिंचाई एवं बाढ 
नियंत्रण कार्य के संबंधित क्षेत्र में 7 वर्षीय व्यवसायिक 
अनुभव 


. 


टीप- 1. अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में 

योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर 

शिथिलनीय है। 
टीप - २. यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा 

आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति / जनजातियों 
के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित 
अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के 
पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो 
अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के 
विवेक पर शिथिलनीय है। 


- 


- 


- 


- 


क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए : आयु: नहीं 
निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा शैक्षिक योग्यताएं : नहीं 
पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी। 


- 


- 


- 


9 


| 


परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो 


| | एक वर्ष 


- 


10 भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति : ( i ) सहायक अभियन्ता ( सिविल ) / सहायक निर्माण कार्य 

द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा विभिन्न सर्वेक्षक ( सिविल ) के डिग्री धारियों में से पदोन्नति द्वारा 50 
पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत 

प्रतिशत जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । 


( ii ) सहायक अभियन्ता ( सिविल) /निर्माण कार्य सर्वेक्षक 
। ( सिविल ) के डिप्लोमा धारियों में से पदोन्नति द्वारा 25 
प्रतिशत जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । 


- 


( iii ) सीधी भर्ती द्वारा 25 प्रतिशत । 


| 11 | यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा : पदोन्नति : 

भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / 
प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है 

( क ) पीबी- 2 में 4600 / -रुपये के ग्रेड पे सहित 9300 
34800 / -रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर इस 
नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में सात वर्ष की नियमित सेवा रखने 
वाले किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सिविल 
इंजीनियरी में डिग्री रखने वाले सहायक अभियन्ता 
(सिविल ) / सहायकनिर्माण कार्य सर्वेक्षक ( सिविल )। 


Rom 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 

[Part IV 
( ख ) पीबी - 2 में 4600 / - रुपये के ग्रेड पे सहित 9300 - 7 
34800 / -रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर इस 
नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में नौ वर्ष की नियमित सेवा रखने 
वाले सहायक अभियन्ता ( सिविल )/ सहायक निर्माण कार्य 
सर्वेक्षक ( सिविल ) के डिप्लोमाधारी। 


टीप - 1.:- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी 
अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए 
विचारणीय है । उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए 
विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित 
अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा की 
अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने 
आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा 
अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक 
पूरी कर ली हो , जिन्होंने कनिष्ठ अधिकारी उतनी अर्हक / 
पात्रता पहले ही पूरी कर ली है । 
टीप २ : - पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना 
के प्रयोजन के लिये 01 - 01- 2006 से पहले किसी । 
अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवाजिस तिथि 
से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित 
सशोधित वेतन संरचना लागू की गई है । यह तिथि वेतन 
आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध 
वेतन / वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। 


Pr 


प्रतिनियुक्तिः 


केन्द्रीय / राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र के निम्नलिखित 
अधिकारी: 


क . ( i ) मूल संवर्ग/विभाग मे नियमित आधार पर समरूप 
पदधारण करने वाले अथवा 


( ii) मूल संवर्ग/विभाग में 9300 - 34800 / - रू0 , पे 
बैंड - 3 तथा ग्रेड पे 5400 / - रुपये के वेतनमान में या 
समक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के 
उपरांत ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा सहित । 


( iii ) मूल संवर्ग/विभाग में 9300 - 34800 / - रू0 , पे 
बैंड - 2 तथा ग्रेड पे 4800 / -रुपये के वेतनमान में या 
समक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के 
उपरांत ग्रेड में छह वर्ष की सेवा सहिता 


- 


(iv ) मूल संवर्ग /विभाग में 9300 - 34800 / - रू0 , पे 
बैंड- 2 तथा ग्रेड पे 4600 / -रुपये के वेतनमान में या 
समक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के 
उपरांत ग्रेड में सात वर्ष की सेवा सहित । 


( ख ) कालम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लियेनिर्धारित 
शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले 


टीप- 1 : भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि 
पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर 
नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह , प्रतिनियुक्ति 
वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे । 


द्वारा लिनहीं होंगी इसके प्रतिनिया जो 


- 


PARTIV 


- 


- 


- 


- 


- 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 

टीप - 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र 
सरकार के किसी अन्य संगठन /विभाग ने इस नियुक्ति से 
तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति 
की अवधि भी सम्मिलित है । सामान्यतः चार वर्षों से 
अधिक नहीं होगी। ( प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा 
जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है ) । नियुक्ति हेतु 
अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख 
को छप्पन ( 56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी। 


टीप- 3: प्रतिनियुक्ति / समावेशन पर नियुक्ति के प्रयोजन | 
के लिये 01 - 01 - 2006 (जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन 
आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना 
लागू की गई है ) से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित 
आधार पर की गई सेवा यिह तिथि वेतन आयोग की 
संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे वेतनमान में 
की गई सेवा मान ली जाएगी। जहां पर पूर्व संशोधित एक से 
अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/ वेतनमान सहित 
एक ग्रेड में किया जा चुका है , और जहां ये लाभ उस / उन 
पद / पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड 
पे / वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडशन के बिना सामान्य 
प्रतिस्थापन ( रिप्लेसमेंट ) ग्रेड है । 


- 


- 


12 


यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो : क वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति 
इसकी संरचना क्या है ? 

( पदोन्नति के लिये) 


1 . अध्यक्ष/ सदस्य , संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 
2. मुख्य सचिव , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार । 
सदस्य 
3. दिल्ली सरकार का संबंधित सचिव - सदस्य 
4 . संबंधित विभागाध्यक्ष - सदस्य 
5 . अनूसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबधित दिल्ली 
सरकार द्वारा नामांकित कम से कम संयुक्त सचिव की रैंक 
का कोई अधिकारी - सदस्य 


समूह " क " विभागीय पदोन्नति समिति ( स्थाईकरण हेतु ) 


1 . मुख्य सचिव , राष्ट्रीय राजधानी - अध्यक्ष 

क्षेत्र दिल्ली सरकार 
2. दिल्ली सरकार में संबंधित सचिव - सदस्य 
3 . संबंधित विभागाध्यक्ष जब वह - सदस्य 
दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो 


- 


137 


वे परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक : प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
सेवा आयोग का परामर्शलिया जाना है। 

आवश्यक है । 


- 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 
जे . पी . अग्रवाल , विशेष सचिव 


7526/ 13 - > 


- 


- 


- 


EN 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 

[ PART IV 
IRRIGATION AND FLOOD CONTROL DEPARTMENT 
[OFFICE OF THE PRINCIPAL SECRETARY (1 & FC ) ] 

NOTIFICATION 
Delhi, the 26th February, 2013 

a ) or 
No . F. 3/30/2008 /Vol. VGAD (Flood )/I & FC /86 -93. - in exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of 
the Constitution , read with the Government of India , Ministry of Home Affairs notification No.F . 24 /78 /68 -DH ( S ) dated 24th 
September, 1968 and in supersession of the Recruitment Rules for the post of Executive Engineer (Civil) /Surveyor of 
Works (Civil ) in the Irrigation & Flood Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi, notified vide 
notification No . F . 3 ( 30 )/ 2004 (Flood) /886 dt. 24 .03. 2006 in Delhi Gazette , Part- IV except as suspects things done or 
omitted to be done before such supersession , the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, after prior 
consultation with the Union Public Service Commission is pleased to make rules for the post of Executive Engineer 
(Civil)/Surveyor of Works (Civil) , in the Irrigation and Flood Control Department, Government of National Capital 
Territory of Delhi, as following , namely : 


Short title and commencement- (1 ) These rules may be called the Department of Irrigation and Flood 
ControlDepartment, Executive Engineer (Civil ) /Surveyor of Works (Civil )), RecruitmentRules , 2012 
( 2 ) They shall come into force with effect from the date of their publication in the DelhiGazette . 


Number of posts , classification and scale of pay .- The number of the said posts , its classification and 
scale of pay attached thereto shall be as specified in columns ( 2 ) to ( 4 ) of the said Schedule annexed to 
these rules 
Method of recruitment, age - limit, qualification etc . - The method of recruitment to the said post, age 
limit , qualifications and other matters connected therewith , shall be as specified in columns ( 5 ) to ( 13) of 
the said Schedule . 
Disqualifications . - No person . 
( a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or 
(b ) who having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with a person 
shall be eligible for appointment to the said post: : 


Provided that the Government may , if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing 
exempt any person from the operation of this rule . 


may , 


Power to relax.- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it 
by order and for reasons to be recorded in writing , relax any of the provisions of these rules with respect to 
any class or category of persons . 
Saving .- Nothing in these rules shall affect reservations relaxation of age - limit and other concessions 

o be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of 
persons in accordance with the orders issued by the CentralGovernment from time to time in this regard . 


RECRUITMENT 
RULES 
FOR 
THE 
POST 
OF 
EXECUTIVE 
ENGINEER 
( 
CIVILYSURVEYOR 
OF 
WORKS 
( 
CIVIL 
) 
IN 
IRRIGATION 
& 
FLOOD 
CONTROL 
DEPARTMENT 
, 
GOVT 
. 
OF 
NCT 
OF 
DELHI 

SCHEDULE 


PARTIV ] 


No 
. 
of 


Classificati 


Name 
of 
the 
post 
. 


AgeLimit 
for 
direct 
recruits 
. 


posts. 


on 
. 


Pay 
Band 
Whether 
1 
and 
Grade 
Selection 
Pay 
/ 
Pay 
Post 
or 
Scale 
. 
Non 

Selection 
Post 
. 


iany. 


If 
a 
DPC 
exists 
, 
what 
is 
the 
Composition 


Educational 
& 
Other 
Whetherage1Period 
of 
Method 
of 
recruitment 
qualifications 

probation 
, 
whether 
by 
direct 
required 
for 
Directqualifications 

recruitment 
or 
by 
Recruitment 
( 
Educational 
) 

promotion 
or 
by 
prescribed 
for 

deputation 
/ 
absorption 
Direct 
Rectt 
. 

and 
percentage 
of 
the 
will 
apply 
in 

vacanciesto 
befilled 
by 
case 
of 

various 
methods 
. 
promotees 
. 


Incase 
ofrecruitment 
by 

promotion 
deputation 
labsorption 
, 
grades 
from 

which 
promotion 
deputation 
/ 
absorption 
to 

bemade. 


Circumstances 
in 
which 
UPSC 
to 
be 
consulted 
in making recruitment 


Pay 
Band 
- 
Selection 


One 
year 


Executive 
| 
24 
( 
2012 
) 
* 
General 
Engineer SubjecttoCivil 
( 
Civil 
) 
/ 
Surveyor 
variation 
Services 
, 
of 
Works 
( 
Civil 
) 
dependent 
Group 
- 
" 
A 
" 

on 
work 
Gazetted 
. 

load 


Rs 
. 
15600 
39100 
Grade 
Pay 
Rs 
.6600 


Age 
- 
No 
Educational 
Qualification No 
i 


Not 
exceeding 
40 
Essential 
: years.. 
Note 
1 
: 
Relaxable 
1 
. 
Degree 
in 
Civil 
for 
Govt 
. 
servants 
Engineering 
or 
B 
. 
E 
upto 
05 
years 
in 
( 
Civil 
) 
or 
B 
. 
Tech 
. 
accordance 
with 
( 
Civil 
) 
or 
B 
. 
Sc 
the 
instructions 
or 
Engineering 
( 
Civil 
) 
or orders 
issuedby 
A. 
M.I.E(Civil)froma 
the 
Central 
recognized Government 
university 
/ 
Institute 
. Note 
2 
: 
The 
crucial 
date 

for 
2 
. 
07 
years 
determining 
the 
professional 
age 
limit 
shall 
be 
experience 
in 
filed 
of 
the 
closing 
date 
for 
Civil 
Engineering 
and 
receipt 
of 
related 
field 
in 
applicationsfrom 
Irrigation& 
Flood 
candidates 
inIndia 
Control 
Work 
. 
. 
. 
( 
and 
not 
the 
closing 
Note 

1 
: 
date 
prescribed 
for 
Qualifications 
are 
those 
in 
Assam 
, 
relaxable 
at 
the 
Meghalyaya 
, 
discretion 
of 
the 
Arunachal 

UPSC 
for 
reasons 
to 
Pardesh 
, 
Mizoram 
, 
I 
be 
recorded 
in 
Manipur 
, 
Nagaland 
, writing,incaseof 
Tripura 
, 
Sikkim 
, 
candidates 
otherwise 
Ladakh 
Division 
of 
wellqualified 
. 
Jammu 
& 
Kashmir 
State 
, 
Lahaul 
and 
Note 
2 
: 
The 
Spiti 
Districtand 
qualification 
Pangi 
Sub 
- 
Division 
regarding 
experience 
of 
Chamba 
District 
is 
relaxable 
at 
the 
of 
Himachal 
discretion 
of 
the 
Pardesh 
, 
Andaman 
UPSC 
, 
for 
reasons 
to 
& 
Nicobar 
Islands 
be 
recorded 
in 
of 
Lakshadweep 
) 
.writing 
, 
in 
case 
of 


10 

12 

13 
: 
( 
0 
) 
50 
% 
by 
promotion 
Promotion 
: 

Group 

A 

Consultation 
from 
degree 
holder 

DPC 
( 
for 
with 
UPSC 
Assistant 

( 
A 
) 
Assistant 
Engineer 
considering 
necessary 
on 
Engineer 
( 
Civil 
) 
/ 
Assistant 
( 
Civil 
) 
/ 
Assistant 
Surveyor 
promotion 
) 
: 
each 
occasion 
. 
Surveyor 
of 
Works 
of 
Works 
( 
Civil 
) 
holding 
( 
Civil 
) 
, 
failing 
which 
by 
degree 
in 
Civil 
Engineering 
1 
. 
Chairman 
deputation 
; 

from 
a 
recognized 
or 
Memberof 
( 
i 
) 
25 
% 
by 
promotion 
university/ 
Institute 
with 
UPSC 
from 
diploma 
holder 
sevenyears 
service 
in 
theChairman 
Assistant 
Engineer graderenderedafter 
2 
. 
Chief 
( 
Civil 
) 
/ 
Surveyor 
of 
Works 
appointment 
thereto 
on 
Secretary 
, 
( 
Civil 
) 
, 
failing 
which 
by 
regular 
basis 
in 
the 
scale 
Delhi 
deputation; 
and 

of 
Pay 
Rs. 
9300 
- 
34800 
with 
-Member 
( 
iii 
) 
25 
% 
by 
Direct 
Grade 
Pay 
Rs 
. 
4600 
/ 
- 
in 
3 
. 
Secretary 
Recruitment 
PB 
- 
2 
. 

concernedin 
( 
B 
) 
Assistant 
Engineer 
Delhi 
Govt 
. 
. 
( 
Civil 
) 
/ 
Assistant 
Surveyor 
Member of 
Works 
( 
Civil 
) 
holding 
4 
.Head 
of 
diploma 
in 
Civil 
Department 
Engineering 
with 
Nine 
concerned yearsservice 
inthegrade-Member 
after 
appointment 
thereto 
| 
5 
. 
An 
officer on 
regularbasisinscaleof 
notbelowthe 
Pay 
Rs 
. 
9300 
- 
34800 
with 
rank 
of 
GradePayRs.4600/-PB- 
Jt. 
Secretary 

nominated 
by 

Govt 
.of 
Note 
1 
: 
- 
Where 
Juniors 
NCT 
of 
Delhi 
who 
have 
completed 
belonging 
to qualifying/eligibilityserviceSC/ST 
are 
being 
considered 
for 
- 
Member promotion,theirseniors wouldalsobeconsidered 
Group 
A providedtheyarenotshortDPC( 
for 
of. 
the 
requisite 
confirmation 
) 
: qualifying/eligibilityservice1,Chief 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


NWIN 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


१ 


- 


- 


candidates 
belonging 
to 
Schedule 
Castest 
or 
Scheduled 
Tribes 
, 
if 
at 
any 
stage 
of 
selection 
the 
UPSC 
is 
of 
the 
opinion 
that 
sufficient 
number 
of 
candidates 
from 
these 
communities 
possessing 
the 
requisite 
experience 
are 
not 
likely 
to 
be 
available 
to 
fill 
up 
the 
posts 
reserved 
for 
them 
. 


12 
by 
more 
than 
half 
of 
such 
| 
Secretary 
. 
qualifying 
/ 
eligibility 
service 
Chairman 
or 
two 
years 
, 
whichever 
is 
2 
. 
Secretary 
less 
, 
and 
have 
concerned 
in 
successfully 
completed 
Delhi 
Govt 
. 
- 
their 
Probation 
period 
for 
Member 
promotion 
to 
the 
next 
3 
. 
Head 
of 
higher 
grade 
along 
with 
Department 
their 
juniors 
who 
have 
concerned 
already 
completed 
such 
unless 
he 
is 
qualifying 
/ 
eligibility 
service 
. 
ex 
- 
officio 

Secretary 
in 
Note2 
: 
- 
For 
the 
purpose 
Delhi 
Govt 
. 
of 
computing 
minimum 
Member 
qualifying 
service 
for 
promotion 
, 
the 
service 
rendered 
on 
a 
regular 
basis 
by 
an 
officer 
prior 
to 
01 
. 
01 
. 
2006 
/ 
the 
date 
from 
which 
the 
revised 
pay 

structure 
based 
on 
the 
6th 
+ 
CPC 
recommendations 
has 
been 
extended 
, 
shall 
be 
deemed 
to 
be 
service 
rendered 
in 
the 
corresponding 
pay 
/ 
pay 
scale 
extended 
based 
on 
the 
recommendations 
of 
the 
pay 
commission 
. 
. 


N 


DELHI 


ZETTE : EXTRAORDINARY 


Deputation 
: 


Officer 
of 
the 
Central 
/ 
State 
Govts 
. 
1 
Union 
Territories 
: 


( 
A 
) 
( 
1 
) 
holding 
analogous 
post 
on 
regular 
basis 
in 
the 
parent 
cadre 
/ 
department 
; 
OR 
. 


AM 


( 
i 
) 
with 
Five 
years 
service 
in 
the 
grade 
rendered 
after 
appointment 
thereto 
on 
a 
regular 
basis 
in 
the 
scale 
of 
pay 
of 
Rs 
. 
9300 
- 
34800 
with 
Grade 
Pay 
Rs 
. 
5400 
in 
PB 
- 
3 
or 
equivalent 
in 
the 
parent 
cadre 
11 
department 
; 

OR 


PARTIV 


PARTIV 


795DG /13 - 4 


( 
ii 
) 
with 
Six 
years 
service 
in 
the 
grade 
rendered 
after 
appointment 
thereto 
on 
a 
regular 
basis 
in 
the 
scale 
of 
pay 
of 
Rs 
. 
9300 
- 
34800 
+ 
Grade 
Pay 
Rs 
. 
4800 
in 
PB 
2 
or 
equivalent 
in 
the 
parent 
cadre 
/ 
department 
, 


MU 


( 
iv 
) 
with 
Seven 
years 
service 
in 
the 
grade 
rendered 
after 
appointment 
thereto 
on 
a 
regular 
basis 
in 
the 
scale 
of 
pay 
of 
Rs 
. 
9300 
- 
34800 
+ 
Grade 
Pay 
Rs 
. 
4600 
in 
PB 
- 
2 
or 
equivalent 
in 
the 
parent 
cadre 
/ 
department 


M 


w 


( 
B 
) 
Possessing 
the 
educational 
qualifications 
and 
experience 
prescribed 
for 
direct 
recruits 
under 
Column 
7 
. 
Note 
1 
: 
Thedepartmental 
officer 
in 
the 
feeder 
grade 
who 
are 
in 
direct 
line 
of 
promotion 
will 
not 
be 
eligible 
for 
consideration 
for 
appointment 
on 
deputation 
. 
Similarly 
, 
! deputationistshallnot 
be 
eligibleforconsideration 
for 
appointment 
by 
promotion 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


AN 


w 


Note2Periodof 
deputation 
including 
period 
of 
deputation 
in 
another 
ex 
- 
cadre 
post 
held 
immediately 
preceding 
this 
appointment 
in 
the 
same 
or 
same 
other 
organization 
/ 
department 
of 
the 
Central 
Government 
shall 
ordinarily 
not 
to 
exceed 
4 
years 
. 
The maximumagelimitfor 
appointment 
by 
deputation 
( 
including 
short 
- 
term 


ANAL 


Ish& 


21 


El 


. 
All 


contract)shallbe,not exceeding56years,ason theclosingdateofreceipt ofapplications. 


NA 


M 


2 MM 


REMSA 


VEL 


Note 
3 
: 
For 
thepurpose 
of appointmenton deputation/absorption basis,theservicerendered onaregularbasisbyan officerpriorto01.01.2006 (thedatefromwhichthe revisedpaystructure basedonthe6CPC recommendationhasbeen extended)shallbedeemed tobeservicerenderedin thecorrespondinggrade paylpayscaleextended basedonthe recommendationsofthe paycommissionexcept wheretherehasbeen mergerofmorethanone prerevisedpayscaleof payintoonegradewitha commongradepay/pay scale,andwherethis benefitwillextentonlyfor thepost(s)forwhichthat gradepay/payscaleisthe nonnalreplacementgrade withoutanyupgradation 

ByOrderandintheNameoftheLt.Governor 
of 
the 
National 
Capital 
Territory 
ofDelhi 
, 

J.P.AGRAWAL,Spl.Secy. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


MAN 


. 


SU 


NH 


[PART IV 


- 


- 


PARTIV 

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 
विधि , न्याय एवं विधायी कार्य विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 26 फरवरी , 2013 
सं. फा . 6 / 16 / 04 -न्याय / Suptlaw/ 200 - 206. — दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यथाप्रवृत्त पंजाब न्यायालय अधिनियम , 1918 
की धारा 20 के उपबंधों के अन्तर्गत एवं अधिसूचना सं. फा . 6 /16/ 04- न्याय /1099 - 1106 , दिनांक 29 - 8 - 2011 के अधिक्रमण में , राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के उप - राज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय की सिफारिश पर श्री एस. के . सरवारिया, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य 
को नियमित आधार पर दिनांक 1 - 3 - 2011 से जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करते हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के 

आदेश से तथा उनके नाम पर , 

__ ए . एस. यादव , प्रधान सचिव 
DEPARTMENT OF LAW , JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS 

NOTIFICATION 

Delhi, 26th February , 2013 
No . F. 6/ 16/ 04 - JudI. /Suptlaw/ 200 - 206. - Under the provisions of Section 20 of the Punjab CourtsAct, 1918, as in 
forcein the National Capital Territory of Delhi and in supersession of Notification No . F - 6 / 16/ 04 - Judl ./ 1099 - 1106, dated 
29 -8 - 2011, the Lt.Governor ofNational Capital Territory of Delhi, on the recommendation of the High Court ofDelhi, hereby 
appoints Sh . S . K . Sarvaria , a member of Delhi Higher Judicial Service , as District Judge on regular basis with effect 
from 1 - 3 - 2011 . 

By Order and in the Nameofthe Lt.Governor 
of the National Capital Territory ofDelhi, 

A . S . YADAV, Principal Secy . 


राजस्व विभाग 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली , 26 जनवरी , 2013 
सं . 7 ( 39 ) / रा. वि . / जी . ए . / रा. श. / उपम.द . / 2012 / 3329. - सेवा विभाग , दिल्ली सरकार के आदेश सं. 626, दिनांक 14 -11 - 2012 
के संदर्भ में श्री रमेश कुमार , तदर्थ दानिक्स ने दिनांक 31 -12- 2012 ( पूर्वाह्न) को उप - मण्डलीय दण्डाधिकारी ( राजौरी गार्डन ) जिला- पश्चिम 
का कार्यभार संभाल लिया है । अतः 
( 1 ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू पंजाब भू - राजस्व अधिनियम 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम संख्या 17) की धारा 

27 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा उक्त 
अधिनियम के अर्न्तगत श्री रमेश कुमार, तदर्थ दानिक्स को कथित क्षेत्र मे उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की 
शक्तियों को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर 
कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो , प्रदान करते है । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तरप्रदेश भू - राजस्व अधिनियम 1901 (1901 का अधिनियम संख्या 03) की 
धारा 223 के साथ पठित धारा 15 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल एतद् द्वारा श्री रमेश कुमार, तदर्थ दानिक्स को कथित क्षेत्र मे उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की 
शक्तियों को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर 
कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो , प्रदान करते है । 


दिल्ली भू - राजस्व अधिनियम 1954 ( 1954 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 76 के साथ पठित धारा 07 की उपधारा 1 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा श्री रमेश कुमार , तदर्थ 
दानिक्स को कथित क्षेत्र मे उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी तथा राजस्व सहायक के रूप में नियुक्त करते है 
तथा उक्त अधिनियम के अर्न्तगत उस समय तक कलैक्टर की सभी शक्तियाँ अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक 
वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो , प्रदान 
करते है । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू उत्तरी भारत नहर तथा जल निकास अधिनियम 1873 (1873 का अधिनियम संख्या 
02) की धारा 03 के खण्ड 6 के साथ पठित धारा 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अर्न्तगत कलैक्टर की सभी शक्तियों तथा कार्यों को करने अथवा अधिरोधित करने के 
लिये श्री रमेश कुमार , तदर्थ दानिक्स को कथित क्षेत्र में उस समय तक कलैक्टर की शक्तियों को अपने कार्यभार संभालने 
की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें 
से जो भी पहले हो , प्रदान करते है । 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


Part IV 


- 


( (5) 


6 .(12 ) 


दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 के अधिनियम संख्या 8 की धारा 3 के खंड 19 ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 परिशिष्ट में वर्णित राजस्व सहायक के कार्यों 
को निर्वाहन करने के लिए श्री रमेश कुमार , तदर्थ दानिक्स को कथित क्षेत्र मे उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी 
की शक्तियों को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर 
कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो , प्रदान करते है । 
पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा विखंडन रोकथाम) अधिनियम 1948 ( 1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम संख्या 50 ) की धारा 20 
की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री रमेश कुमार, तदर्थ 
दानिक्स को कथित क्षेत्र मे उस समय तक बन्दोबस्त अधिकारी ( चकबन्दी) के रूप में अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं 
जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले 
हो , नियुक्त करते हैं । 
दिल्ली भूमि जोत ( सीमाबंदी ) अधिनियम 1960 (1960 का अधिनियम सं0 24) की धारा 2 के खंड ग द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत कथित क्षेत्र 
मे उस समस्त क्षेत्र के लिए जहां लागू होता हों के लिये सक्षम प्राधिकारी का कार्य करने के लिये श्री रमेश कुमार , तदर्थ 
दानिक्स को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद 
पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो , प्राधिकृत करते है । 


. 


7 . (13) 


REVENUE DEPARTMENT 


NOTIFICATIONS 

Delhi, the 26th February , 2013 
F . No. 7 (39 ) /Rev. Deptt./GA br./Rev. P ./SDM / 2012/ 3329. - In pursuance of the Services Department s order 
No . 626 , dated 14 -11 -2012 , Shri Ramesh Kumar, Ad hoc DANICS has joined as Sub - DivisionalMagistrate (RajouriGarden ) , 

Distt.West on 31-12 -2012 ( F /N ). Now , therefore , 
1 . In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 27 of the Punjab Land Revenue Act , 1887 

(Punjab Act No. XVII of 1887 ) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of 
National Capital Territory of Delhi hereby confers upon Shri Ramesh Kumar , Adhoc DANICS the power 
of Assistant Collector , Ist Class under the said Act in the said territory , w .e .f date of assumption of charge 
and so long as he holds the post of Sub - Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further 

orders whichever is earlier. 
2 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 15 read with 223 of the Uttar Pradesh 

Land Revenue Act , 1901( Act No . III of 1901 ) as extended to the National Capital Territory of Delhi , 
the Lt . Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints Shri Ramesh Kumar , Adhoc 
DANICS as Assistant Collector, Ist Class under the said Act in the said territory , and confers upon him all 

the powers of Collector under the said Act in the said territory , w . e.f date of assumption of charge and so 
: long as he holds the post of Sub - Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders 

whichever is earlier . 
3 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 7 read with 76 of the Delhi Land Revenue 

Act, 1954 (Act No. 12 of 1954 ) the Lt . Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints 
Shri Ramesh Kumar , Adhoc DANICS as Assistant Collector , Ist Class and Revenue Assistant in the said 
territory and confers upon him all the powers of Collector under the said Act in the said territory , w . e .f date 
of assumption of charge and so long as he holds the post of Sub -Divisional Magistrate in the Revenue 

Department or till further orders whichever is earlier. 
4 . In exercise of the powers conferred by section 4 read with clause 6 of section 3 of the Northern India Canal 

& Drainage Act , 1873( Act No . 2 of 1873) as enforced in the National Capital Territory of Delhi , 
the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints Shri Ramesh Kumar, Adhoc 
DANICS as Collector, to exercise or perform the duties conferred or imposed under the said Act in the 
territory , w . e .f date of assumption of charge and so long as he holds the post of Sub -Divisional Magistrate 

in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier. 
5 . In exercise of powers conferred by clause 19 - A of section 3 of the Delhi Land Reforms Act, 1954 (Act No. 8 

of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby empowers Shri Ramesh Kumar, 
Adhoc DANICS as Assistant Collector, Ist class to perform the function of Revenue Assistant described in 
the Schedule I as appended to the said Act in the said territory , w . e .f date of assumption of charge and so 
long as he holds the post of Sub - Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders 

whichever is earlier , 
6 . In exercise of the powers conferred by sub section (1 ) of section 20 of East Punjab Holdings ( Consolidation 

& Prevention of Fragmentation ) Act 1948 (Act No . 50 of 1948 ) as enforced in the National Capital Territory 
of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri Ramesh Kumar, 


Parma 


- 


- - 


__ _ _ _ _ .............. . ....... 


. .......... . . 


- - . .. - 


- 


17 


J 


PARTIV 

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 
Adhoc DANICS as Settlement Officer (Consolidation ) for the purpose of the aforesaid Act in the said 
: * territory , w . e. f date of assumption of charge and so long as he holds the post of Sub - Divisional Magistrate 

in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier . 
7. In exercise of the powers conferred by clause (c ) of the section 2 of the Delhi Land Holding (Ceiling ) Act , 

1960 (F. No . 24 of 1960) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to authorize 
Shri Ramesh Kumar, Adhoc DANICS to perform the function of the Competent Authority under the said 
Act within the whole areas of the said territory to which the provision of the said act are applicable w .e .f 
date of assumption of charge and so long as he holds the post of Sub -Divisional Magistrate in the Revenue 
Department or till further orders whichever is earlier. 


सं. फा . 7( 41 ) / राजस्व / जी . ए. / राज. श. / तह . / 2013 / 3327. - सेवा विभाग , दिल्ली सरकार के आदेश 
सं. 538, दिनांक 3 - 10 - 2012 के सन्दर्भ में श्री विवेक विन्धयाचल मिश्रा, ग्रेड - I ( दास ) ने दिनांक 19 -11 - 2012 
( अपराह्न ) को तहसीलदार ( गांधी नगर ) जिला पूर्व का कार्यभार संभाल लिया है । अतः : 


1. सं0. एफ . 7 (41) / राजस्व / जी०ए० / राज. श . / तह0 / 2013.- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित 
पंजाब भू - राजस्व अधिनियम 1887 की उप - धारा 27 / 1 / बी ( 1887 अधिनियम सं0 17), द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री विवेक विन्धयाचल मिश्रा, ग्रेड - I 
( दास ) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर 
कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो , कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की 
शक्तियां प्रदान की जाती हैं । 


2. सं0. एफ . 7( 41 ) / राजस्व / जी0ए0 / राज. श . / तह0 / 2013.- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा 
विस्तारित उत्तर प्रदेश भू - राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 15 की उप धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री विवेक विन्धयाचल मिश्रा, ग्रेड - I ( दास) को 
अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं 
अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो , कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान 
की जाती हैं । 


3 . सं०. एफ . 7( 41 ) / राजस्व / जी0ए0 / राज. श . / तह0 / 2013. - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा . 
विस्तारित पूर्वी पंजाब जोत ( चकबंदी एंव विखण्डन रोकथाम) अधिनियम 1948 (1948 की अधिनियम सं0 50 ) 
की धारा 14 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
के उपराज्यपाल द्वारा श्री विवेक विन्धयाचल मिश्रा, ग्रेड - ( दास ) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं 
जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो , 
कथित क्षेत्र में उक्त शक्तियां व अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी नियुक्त किया जाता है । 


4. सं० . एफ . 7( 41 ) / राजस्व / जी०ए० / राज . श . / तह0 / 2013. - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा 
विस्तारित दिल्ली भू - राजस्व अधिनियम 1954 (1954 की अधिनियम सं0 12 ) की धारा 77 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री विवेक विन्धयाचल मिश्रा , ग्रेड - I 
( दास ) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर 
कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो , कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की 
शक्तियां प्रदान की जाती हैं । 


79526 / 13 - 5 


18 


- 


- 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 

Part IV 
No. F . 7 (41)/Rev./GA /Rev . P ./ Teh ./ 2013 / 3327 . - In pursuance of Services Department s Order 
No. 538 , dated 3 - 10 -2012 , Sh . Vivek VindhyachalMishra , Grade -I (DASS ) has joined as Tehsildar (Gandhi 
Nagar ), Distt. East on 19 - 11 -2012 ( A /N ). Now , therefore , 
1 . No. F. 7 (41)/ REV . /GA/ Rev . P . / Teh ./2013 - In exercise of the powers conferred by clause (b ) of 

sub-section ( 1) of section 27 of the Punjab Land Revenue Act , 1887 ( Act No. XVII of 1887 ) , as 
enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory Delhi is pleased to 
confer upon Sh . Vivek Vindhyachal Mishra , Grade-I (DASS ) the powers of Assistant Collector , 
Grade- II under the said Act in the said territory , w . e .f. date of assumption of charge and so long 
as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is 
earlier . 


2 . 


No . F. 7( 41 )/ REV ./GA/ Rev. P./ Teh./ 2013 -In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) 
of section 15 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital 
Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer 
upon Sh . Vivek Vindhyachal Mishra , Grade- I (DASS) the powers of Assistant Collector, Grade 
II under the said Act in the said territory , w .e .f. date of assumption of charge and so long as he 
holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is 
earlier . 


3. No. F. 7( 41) / REV./ GA/ Rev . P. / Teh./ 2013 -In exercise of powers conferred by sub -section ( 2 ) of 

section 14 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation ) Act 
1948 ( Act No. 50 of 1948 ), as enforced in the National Capital Territory of Delhi , 
the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints Sh . Vivek Vindhyachal 
Mishra, Grade- I (DASS ) as Consolidation Officer in the said territory for the purpose of the 
aforesaid Act, w .e .f. date of assumption of charge and so long as he holds the post of Tehsildar 
in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier. 


4. 


No . F. 7 ( 41) / REV ./ GA/ Rev. P./ Teh. / 2013 -In exercise of powers conferred by section 77 of the 
Delhi Land Revenue Act , 1954 (Act No. 12 of 1954). the Lt. Governor of National Capital 
Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh . Vivek Vindhyachal Mishra , Grade- I (DASS ) the 
powers of Assistant Collector, Grade- II under the said Act in the territory of Delhi, w .e. f. date of 
assumption of charge and so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or 
till further orders which ever is earlier. 


सं. फा . 7 (37 ) / राजस्व / जी . ए. / राज . श . / तह. / 2012 / 3328. — सेवा विभाग , दिल्ली सरकार के आदेश 
सं . 538, दिनांक 3 - 10 - 2012 के सन्दर्भ में श्री अशोक कुमार, ग्रेड - I ( दास ) ने दिनांक 1 - 11 - 2012 ( पूर्वाह्न) को 
तहसीलदार ( हौसखास ) जिला दक्षिण का कार्यभार संभाल लिया है । अतः : 

1. सं0 . एफ . 7 ( 37 ) / राजस्व / जी०ए० / राज . श . / तह0 / 2012 . - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित 
पंजाब भू - राजस्व अधिनियम 1887 की उप - धारा 27 / 1 / बी (1887 अधिनियम सं0 17 ), द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री अशोक कुमार, ग्रेड - I ( दास ) को 
अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा 
अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो , कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती 


2 . सं0. एफ . 7 ( 37 ) / राजस्व / जी०ए० / राज . श. / तह0 / 2012. - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा 
विस्तारित उत्तर - प्रदेश भू - राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 15 की उप धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री अशोक कुमार , ग्रेड - I ( दास ) को अपने 


PARTM 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा 
अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो , कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती 


3 . सं०. एफ . 7 ( 37 ) / राजस्व / जी0ए0 / राज . श . / तह0 / 2012.- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा 
विस्तारित पूर्वी पंजाब जोत ( चकबंदी एंव विखण्डन रोकथाम ) अधिनियम 1948 (1948 की अधिनियम सं0 50 ) 
की धारा 14 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
के उपराज्यपाल द्वारा श्री अशोक कुमार, ग्रेड- I( दास ) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे 
राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में 
उक्त शक्तियां व अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी नियुक्त किया जाता है । 


4 . सं0 . एफ . 7 ( 37 ) / राजस्व / जी0ए0 / राज. श . / तह0 / 2012.- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा 
विस्तारित दिल्ली भू - राजस्व अधिनियम 1954 (1954 की अधिनियम सं0 12 ) की धारा 77 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री अशोक कुमार, ग्रेड - I ( दास ) को 
अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा 
अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो , कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती 


No. F . 7 ( 37 )/Rev./GA /Rev . P ./ Teh ./2012 / 3328 . - In pursuance of Services Department s order 
No . 538, dated 3 - 10 - 2012 , Sh . Ashok Kumar, Grade- I (DASS ) has joined as Tehsildar (Hauz Khas ), Distt . South 
on 01- 11-2012 ( F /N ) . Now , therefore , 
1 . No. F. 7( 37)/ REV ./ GA/ Rev. P./ Teh. / 2012 - In exercise of the powers conferred by clause ( b ) of 

sub -section (1) of section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 ( Act No. XVII of 1887) , as 
enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory Delhi is pleased to 
confer upon Sh . Ashok Kumar, Grade- I (DASS ) the powers of Assistant Collector ,Grade - II under 
the said Act within the National Capital Territory of Delhi, w .e .f. date of assumption of charge 
and so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders 
which ever is earlier. 


s 


2 . 


No. F. 7 ( 37 )/ REV ./ GA/ Rev. P. / Teh./ 2012 -In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) 
of section 15 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act , 1901, as enforced in the National Capital 
Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer 
upon Sh. Ashok Kumar , Grade- I ( DASS ) the powers of Assistant Collector , Grade- II under the 
said Act within the National Capital Territory of Delhi, w .e.f. date of assumption of charge and 
so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which 
ever is earlier. 


3 . No. F. 7( 37) / REV ./ GA/ Rev. P ./ Teh./ 2012 -In exercise of powers conferred by sub-section ( 2) of 

section 14 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation ) Act 
1948 ( Act No. 50 of 1948 ), as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. 
Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints Sh . Ashok Kumar , Grade - I 
(DASS ) as Consolidation Officer within the National Capital Territory of Delhi for the purpose of the 
aforesaid Act, w . e . f. date of assumption of charge and so long as he holds the post of Tehsildar 

in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier. 
4 . No .F . 7 ( 37 )/REV./GA /Rev . P ./ Teh ./ 2012 - In exercise of powers conferred by section 77 of the 

Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No . 12 of 1954 ). the Lt. Governor of National Capital 
Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh . Ashok Kumar , Grade -I (DASS ) the powers of 
Assistant Collector, Grade- II under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, 
w .e . f. date of assumption of charge and so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue 
Department or till further orders which ever is earlier . 


795G/136 


up 


- 


- - - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- PERPM 


Do 


TI 


d 


. 


mamm 


on 


me 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 

[Part IV 
सं. फा . 7 ( 40 ) / राजस्व / जी. ए. / राज . श. / तह ./ 2013 / 3330. - सेवा विभाग , दिल्ली सरकार के आदेश सं. 
601 , दिनांक 1 - 11 - 2012 के सन्दर्भ में श्री हरी ओम , ग्रेड -I ( दास ) ने दिनांक 21 - 12 - 2012 ( पूर्वाह्न ) को तहसीलदार 
( चाणक्यापुरी ) जिला नई दिल्ली का कार्यभार संभाल लिया है । अतः : 


1. सं . फा . 7 ( 40 ) / राजस्व / जी. ए./ राज. श . / तह. / 2013/ 3330. - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित 
पंजाब भू - राजस्व अधिनियम 1887 की उप - धारा 27 / 1 / बी ( 1887 अधिनियम सं0 17), द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री हरी ओम , ग्रेड - I ( दास ) को अपने 
कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा 
अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो , कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती 


2. सं . फा . 7 ( 40 ) / राजस्व / जी .ए . / राज. श . / तह ./ 2013 / 3330. - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा 
विस्तारित उत्तर - प्रदेश भू - राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 15 की उप धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री हरी ओम , ग्रेड - I ( दास ) को अपने कार्यभार 
संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम 
आदेशों तक जो भी पहले हो , कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं । 


. 3 . सं . फा . 7 ( 40 ) / राजस्व / जी. ए. / राज. श . / तह. / 2013 / 3330. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा 
विस्तारित पूर्वी पंजाब जोत ( चकबंदी एंव विखण्डन रोकथाम) अधिनियम 1948 ( 1948 की अधिनियम सं0 50 ) 
की धारा 14 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
के उपराज्यपाल द्वारा श्री हरी ओम , ग्रेड- I( दास ) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे 
राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो , कथित क्षेत्र में 
उक्त शक्तियां व अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी नियुक्त किया जाता है । 


4. सं . फा . 7( 40) / राजस्व / जी . ए ./ राज. श ./ तह . / 2013 / 3330 . राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा 
विस्तारित दिल्ली भू - राजस्व अधिनियम 1954 (1954 की अधिनियम सं0 12 ) की धारा 77 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री हरी ओम, ग्रेड - I ( दास ) को अपने 
कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा 
अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो , कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती 
हैं । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 
मुहम्मद ऐ आबिद , अति . सचिव ( राजस्व ) 


.... 


. . . 


21 


. 


AL 


PARTIVI 

DELHI GAZETTE :EXTRAORDINARY 
No. F . 7 (40 ) /Rev. /GA /Rev . P ./ Teh ./ 2013 /3330 . - In pursuance of Services Department s order 
No . 601, dated 1 - 11 - 2012 , Sh . Hari Om , Grade - I (DASS ) has joined as Tehsildar (Chankyapuri ), Distt. New 
Delhi on 21 - 12 - 2012 ( F /N ). Now , therefore , 


1 . No. F. 7(40)/Rev./GA/ Rev . P ./ Teh. /2013/3330. - In exercise of the powers conferred by clause (b ) of 

sub -section ( 1) of section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act No. XVII of 1887), as 
enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory Delhi is pleased to 
confer upon Sh . Hari Om , Grade - I (DASS ) the powers of Assistant Collector , Grade- II under the 
said Act in the said territory, w . e .f. date of assumption of charge and so long as he holds the post 
of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier . 


2 . No.F . 7 ( 40 ) /Rev./GA /Rev . P ./ Teh ./2013 /3330 . - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) 

of section 15 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act , 1901, as enforced in the National Capital 
Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer 
upon Sh . Hari Om , Grade -I (DASS ) the powers of Assistant Collector, Grade - II under the said 
Act in the said territory , w . e.f. date of assumption of charge and so long as he holds the post of 
Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier. 


3 . No. F. 7 (40 )/Rev./GA /Rev . P ./ Teh ./2013 /3330 . - In exercise of powers conferred by sub - section (2 ) of 

section 14 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation ) Act 
1948 (Act No. 50 of 1948 ) , as enforced in the National Capital Territory of Delhi, 
the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints Sh . Hari Om , Grade - I 
(DASS) as Consolidation Officer in the said territory for the purpose of the aforesaid Act , w .e. f. 
date of assumption of charge and so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue 
Department or till further orders which ever is earlier. 


4 . No. F . 7 (40 ) /Rev ./GA /Rev. P ./ Teh ./2013 /3330 . - -In exercise of powers conferred by section 77 of the 

Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No . 12 of 1954 ). the Lt . Governor of National Capital 
Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh . Hari Om , Grade- I (DASS) the powers of 
Assistant Collector, Grade- II under the said Act in the territory of Delhi, w .e .f. date of 
assumption of charge and so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or 
till further orders which ever is earlier . 


By Order and in the Name of the Lt. Governor 

of the National Capital Territory of Delhi, 
MOHAMMED A ABID , Addl. Secy. (Revenue) 


. .... .. .. .. . ... .. .. .... . 


mam 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


(PART IV 


: 


- 


- 


बॉट एवं माप विभाग 


अधिसूचना 

दिल्ली , 26 फरवरी , 2013 
सं . फा . 7 (7 ) डब्ल्यू. एण्ड एम. / प्रशासन / 2011 / 3154 - 66 . — विधिक माप अधिनियम , 2009 ( 2010 का 1 ) 
की धारा 14 की उप - धारा ( 1 ) के साथ पठित धारा 2 ( क्यू ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र , दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हेतु उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिये 

1 श्री मनोज कुमार को विधिक माप पद्वति अधिकारी ( ग्रेड - 1 ) 
2 श्री राम निवास को विधिक माप पद्वति. अधिकारी (ग्रेड - 3 ) 
3 श्री अजीत कुमार को विधिक माप पद्वति अधिकारी ( ग्रेड - 3 ) 
4 श्री मलखान सिंह को विधिक माप पद्वति अधिकारी ( ग्रेड - 3 ) 
5 श्री उमेश कुमार को विधिक माप पद्वति अधिकारी (ग्रेड - 3 ) 
6 श्री राजीव जैन को विधिक माप पद्वति अधिकारी ( ग्रेड - 3 ) 
7 श्री कमल आहुजा को विधिक माप पद्वति अधिकारी ( ग्रेड - 3 ) 
8 श्री संजय कुमार मदान को विधिक माप पद्वति अधिकारी ( ग्रेड - 3 ) 


को उस समय तक , जब तक वह बॉट एंव माप विभाग में निरीक्षक / उपनिरीक्षक / माप पद्वति अधिकारी के पद पर 
कार्यरत है या अगले आदेश तक , इनमें से जो भी पहले हो , नियुक्त करते है | 


- 


- 


- 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

___ के आदेश से तथा उनके नाम पर , 

भूपेन्द्र सिंह , सहायक नियन्त्रक ( विधिक माप पद्धति ) 
DEPARTMENT OF WEIGHTS AND MEASURES 

NOTIFICATION 

Delhi , 26th February , 2013 
No . F. 7 (7 )/W & M /Admn ./2011/ 3154 -66 . - In exercise of the powers conferred by sub -section 
( 1 ) of Section 14 of the LegalMetrology Act, 2009 ( 1 of 2010 ) and read with Section 2 (q ) of the said 
Act, the Lt. Governor of the National Capital Territory ofDelhihereby appoints : 


1. Sh . Manoj Kumar as Legal Metrology Officer (Gr. -I) 
2 . Sh. Ram Niwas as Legal Metrology Officer ( Gr.- III ) 
3 . Sh . Ajit Kumar as Legal Metrology Officer (Gr. - III ) 
4. Sh. Malkhan Singh as Legal Metrology Officer ( Gr .- III ) 
5 . Sh. Umesh Kumar as Legal Metrology Officer ( Gr.-III ) 
6 . Sh . Rajiv Jain as LegalMetrology Officer (Gr.- III) 
7 . Sh. Kamal Ahuja as Legal Metrology Officer ( Gr.- III ) 
8 . Sh. Sanjay Kumar Madan as Legal Metrology Officer ( Gr . -III ) 


for the purpose of the said Act, for the National Capital Territory of Delhi, so long as they hold 
the post of Inspector/Sub - Inspector/Legal Metrology Officer in the Weights and Measures 
Department or till further order, whichever is earlier . 

By Order and in the Name of the Lt. Governor 

of the National Capital Territory of Delhi , 
BHUPINDER SINGH, Asstt. Controller (Legal Metrology ) 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054 . 


